17 . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 वैशाख 1937 ( श०) 
संख्या 15 राँची, बुधवार 

__ 29 अप्रैल, 2 0 15 ( ई०) 

विषय सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 198 -203 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग-9 . विज्ञापन 
गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक .. 
पूरक अ ... 


निकले 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 29 अप्रैल, 20 15 


199 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


10 अप्रैल, 2015 


संख्या -4/नि0सं0 - 12- 109/ 2014 का . 3255 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री प्रभाष कुमार 
दत्ता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा दिनांक 16 नवम्बर , 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक 
उपभोग की गयी पितृत्व अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं0- 551 दिनांक 
01 मार्च, 2007 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 


सरकार के अपर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 


10 अप्रैल , 2015 


संख्या-1/ विविध- 874 / 05 का . . 3300 -- श्री आलोक गोयल, भा. प्र.से. ( झाः90 ), सचिव, 
सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) 
नियमावली 1955 के नियम 10, 11 ,12 ,13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 25 फरवरी, 2015 से 
27 फरवरी, 2015 तक कुल 03 (तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति घटनोत्तर रूप से दी 
जाती है । 


200 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 29 अप्रैल , 2015 
2. श्री गोयल को दिनांक 28 फरवरी, 2015 एवं 01 मार्च, 2015 के शनिवारीय, रविवारीय 
अवकाश को छुट्टी के अंत में उपभोग करने की अनुमति दी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव | 


अधिसूचना 


10 अप्रैल , 2015 


संख्या-1/विविध- 8011/ 05 का . - 3307 -- श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा . प्र. से. ( झाः2003), 
निदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सई) , हेहल, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) 
नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 
20 अप्रैल, 2015 तक कुल 20 (बीस दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने के 
साथ दी जाती है । 


__ 2. श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा. प्र. से. के अनुपस्थिति अवधि में श्री के0 रविकुमार, भा. प्र. से., 
अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ निदेशक , राज्य ग्रामीण 
विकास संस्थान ( सई), हेहल , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 29 अप्रैल, 20 15 


201 


अधिसूचना 


13 अप्रैल 20 15 


संख्या-1/विविध- 805 / 2015 का . . 3358 -- श्री विनोद शंकर सिंह , भा .प्र. से. ( झाः2002 ), नगर 
आयुक्त , धनबाद नगर निगम को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10 ,11,12,13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 09 फरवरी, 2015 से 13 फरवरी, 2015 तक 07 ( सात ) 
दिन एवं 02 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर 
स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


16 अप्रैल 2015 


संख्या- 4/ अवकाश- 05-02 / 2015 का .. 3414 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती संजू कुमारी , 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू, राँची द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2014 से 27 अगस्त, 2014 तक उपभोग 
की गयी मातृत्व अवकाश को वित्त विभागीय संकल्प सं0- 551, दिनांक 01 मार्च, 2007 एवं 997, 
दिनांक 01 जुलाई, 2010 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


202 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 29 अप्रैल , 20 15 


अधिसूचना 


20 अप्रैल 2015 


संख्या- 4/नि0सं0-12-113/ 2014 का .. 3544-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती मनीषा 
वत्स, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2013 से 30 सितम्बर , 2013 तक 
उपभोग की गयी मातृत्व अवकाश को वित्त विभागीय संकल्प सं0-551, दिनांक 01 मार्च, 2007 एवं 
997, दिनांक 01 जुलाई, 2010 के आलोक में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 के तहत स्वीकृत 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 


20 अप्रैल 2015 


संख्या - 3/नि0सं0-09- 77 / 2014 का . 3564 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री गोपी नन्दन 
प्रसाद, अवर सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 23 मार्च, 2014 से 
31 अगस्त, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


शुद्धि पत्र 


संख्या- 2/ राज0 स्था0 -6 8/ 13 / 17 13 / रा0 ,.. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 -2/ राज. स्था .. 68/ 20 13- 13 8/ रा.,दिनांक 16 जनवरी, 14 द्वारा श्री 
देवचरण लागुरी, स.बंदो. पदा. ( रा.), पलामू का दिनांक 20 जनवरी, 19 87 से 20 फरवरी, 1987 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 29 अप्रैल, 20 15 

203 
तक कुल 32 ( बत्तीस ) दिनों का हड़ताल अवधि तथा दिनांक 01 सितम्बर, 1988 एवं दिनांक 
0 1 दिसम्बर , 19 8 8 का एक एक दिन का अवकाश अर्थात कुल 34 ( चौतीस दिनों का उपार्जित 
अवकाश स्वीकृत किया गया है | 

2 . उक्त अधिसूचना के कंडिका-2 में अंकित तिथि दिनांक 01 सितम्बर , 19 8 8 एवं 
दिनांक 01 दिसम्बर, 1988 के स्थान पर क्रमशः दिनांक 01 सितम्बर 1998 एवं 
0 1 दिसम्बर , 19 9 8 पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के उप सचिव । 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं MAMTA CHOUDHARY पुत्री PREM KISHAN CHOUDHARY शपथ पत्र 
सं० 52 दिनांक 1 सितम्बर , 2014 के अनुसार AAKRITI CHOUDHARY के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

MAMTA CHOUDHARY एवं AAKRITI CHOUDHARY दोनों एक ही महिला का नाम 


AAKRITI CHOUDHARY , 
RESIDENCE - SHANTI NIKETAN , 

NEAR M .R . SHOPPING COMPLEX 
KALI BABU STREET , 
UPPER BAZAR 
DISTT . - RANCHI , 
P . S . - KOTWALI 
JHARKHAND , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 15 ..50 | 


